रजिस्ट्री सं . डीएल – ( एन ) 04/0007/2003 – 22 


सत्यमेव जयते 

भारत 
का राजपत्र 
The Gazette of India 


सं . 44 ] 
No. 44 ] 


REGISTERED No. DL— ( N ) 04 / 0007 / 2003-22 


सी . जी . डी . एल . सा . - 29102022-239936 

- 


- 


CG - DL - W - 29102022-239936 


नई दिल्ली , शनिवार , अक्तूबर 29 – नवम्बर 4 , 2022 ( कार्तिक 7 , 1944 ) 

NEW DELHI , SATURDAY , OCTOBER 29— NOVEMBER 4 , 2022 ( KARTIKA 7 , 1944 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


भाग I– खण्ड 2 

[ PART I— SECTION 2 ] 

[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 


[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt . Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


1-302 GI / 2022 


उप - राष्ट्रपति सचिवालय 

नई दिल्ली , दिनांक 21 अक्तूबर 2022 

सं . 01 / 03 / 2022 - प्रशासन - भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को 1 नवम्बर , 2022 के पूर्वाह्न से नीचे 
विनिर्दिष्ट पद और रैंक पर नियुक्त करते हैं : 


1. श्रीमती सरिता चौहान को वेतन बैंड -3 , 15,600-39,100 के वेतनमान में रुपए 6,600 / - के ग्रेड वेतन ( पे मैट्रिक्स में 
स्तर -11 ) के साथ अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


2. श्री विशु कुमार चौधरी को वेतन बैंड -2 , 9,300-34,800 के वेतनमान में रुपए 4,800 / - के ग्रेड वेतन ( पे मैट्रिक्स में 
स्तर -8 ) के साथ अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

अरविंद कपूर , अवर सचिव 


सं . वी.पी.एस- 03 / 09 / 2022 - प्रशासन – भारत के राष्ट्रपति ने श्री सुजीत कुमार , भा.प्र.से. ( जी जे : 2010 ) को उप सचिव 
के स्तर पर वेतनमान मैट्रिक्स के लेवल -12 के वेतनमान ( रुपये 78,800-2,09,200 ) पर भारत के माननीय उप - राष्ट्रपति के निजी 
सचिव के रूप में 20 अक्तूबर , 2022 ( पूर्वाह्न ) से 24.07.2024 की अवधि या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , नियुक्त करने 
की कृपा की है । 

अरविंद कपूर , अवर सचिव 


( 941 ) 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 29 , 2022 ( कार्तिक 7 , 1944 ) 

प्रधान मंत्री कार्यालय 

नई दिल्ली- 110011 , दिनांक 13 अगस्त 2022 

सं . ए . 22012/1 ( ii ) / 2022- पीएमई– राष्ट्रपति , श्री श्रीधर चिरिवोलू , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( बिहार : 2001 ) संयुक्त 
सचिव , प्रधान मंत्री कार्यालय की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 04.08.2022 के पर्यन्त एक वर्ष के लिए बढ़ाते हैं । 

चिराग एम . पंचाल , अवर सचिव 


942 


दिनांक 26 सितंबर 2022 

सं . जी.एफ. 402/2015 - पीएमई– सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 19 ( 1 ) के अनुसार इस कार्यालय में 
सुश्री आम्रपालि काटा , उप सचिव को दिनांक 26.09.2022 से प्रधान मंत्री कार्यालय से संबंधित में सभी विषयों के संबंध में उक्त 
अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है । 


2. इस कार्यालय के दिनांक 01.08.2022 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में यह जारी किया जाता 
। 

चिराग एम . पंचाल , अवर सचिव 


दिनांक 10 अक्तूबर 2022 

सं . ए . 22012 / 1 / 2022 - पीएमई – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.10.2022 के पत्राचार संख्या 
33 / 07 / 2022 - ईओ ( एसएम -1 ) के अनुसार सुश्री सुरभि जैन , भारतीय आर्थिक सेवा ( 2001 ) ने दिनांक 10 अक्तूबर , 2022 के 
पूर्वाहन से प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार त्याग दिया है । 

चिराग एम . पंचाल , अवर सचिव 


[ भाग I— खण्ड 2 


दिनांक 18 अक्तूबर 2022 

सं . जी.एफ. 402/2015 - पीएमई– सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 19 ( 1 ) के अनुसरण में इस कार्यालय 
में सुश्री शोभना प्रमोद , निदेशक को उक्त अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित सभी विषयों के संदर्भ में 
दिनांक 17.10.2022 से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है । 

2. इस कार्यालय के दिनांक 28.09.2022 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में यह जारी किया जाता है । 

चिराग एम . पंचाल , अवर सचिव 


क्र.सं. 
1 . 

2 . 


कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अक्तूबर 2022 

सं . 14013/01/2018 -एआईएस- III– 

राष्ट्रपति , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( परिवीक्षा ) नियमावली 1954 , के नियम 

3 - क के द्वारा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों की , 
उनके नामों के समक्ष दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पुष्टि करते है : 

- 


अधिकारी का नाम ( श्री / श्रीमती ) 

खुर्शीद आलम खान 

संजय कुमार पंसारी 


बैच 

2005 

2011 


पुष्टि की तिथि 

28.03.2019 

08.03.2020 


राम लखन , अवर सचिव 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 29 , 2022 ( कार्तिक 7 , 1944 ) 

सं . 14013 / 03 / 2021 - अ.भा.से.- III— राष्ट्रपति , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( परिवीक्षा ) नियमावली , 1954 के नियम 3 - क 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश के राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके 
नाम के सामने दर्शाई गई तारीख ( तारीखों ) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं : 


भाग I– खण्ड 2 ] 


क्र . सं . 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 


अधिकारी का नाम ( श्री / श्रीमती ) 


बाबू सिंह जामोद 

अनिल सुचारी 

मालसिंह भयादिया 

राजेश कुमार कौल 

संजय गुप्ता 

शमीम उद्दीन 


क्रम सं . 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 


बैच 

2006 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 


अधिकारी का नाम 

श्री ' सूरज प्रकाश शर्मा 

श्री पी . श्याम प्रसाद 

सुश्री आर . मनोनमणि 

श्री बृज मोहन 


स्थायीकरण की तारीख 

22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 


सं . 14012 / 01 / 2022 - अ.भा.से.- III– भारतीय प्रशासनिक सेवा ( परिवीक्षा ) विनियमावली , 1954 , के नियम 3- क 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति , भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के आंध्रप्रदेश संवर्ग के सदस्य 
श्री नवीन मल्लारापु को दिनांक 26.08.2021 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं । 


वित्त मंत्रालय 
( वित्तीय सेवाएं विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 23 सितम्बर 2022 


943 


राम लखन , अवर सचिव 


सं . ए -32013 / 2 / 2016 - स्थापना ( पार्ट ) – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.6.2022 के कार्यालय ज्ञापन 
सं . 3 / 11 / 2022 - सीएस II ( ए ) और दिनांक 30.6.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं . 3 / 13 / 2022 - सीएस II ( ए ) के द्वारा केन्द्रीय 
सचिवालय आशुलिपिक सेवा की वर्ष 2017 और 2019 की चयन सूची में नाम को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप और व्यय 
विभाग के दिनांक 18.7.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं . ए -32014 / 21 / 2022 - सीएएस और ए -32014 / 22 / 2022 - सीएएस के 
अनुसरण में , राष्ट्रपति , निम्नलिखित निजी सचिवों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से वित्तीय सेवाएं विभाग में पे मैट्रिक्स 
लेवल 11 ( 67,700-2,08,700 रुपए ) में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के पद पर नियमित आधार 
पर नियुक्त करते हैं । 


राम लखन , अवर सचिव 


पदभार ग्रहण करने की तिथि 

01.07.2022 

27.06.2022 

30.06.2022 

30.06.2022 


सीएसएल सं . / चयन वर्ष 

436/2017 

476/2017 

33/2019 

177/2019 

2. उपर्युक्त अधिकारियों की प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालयगत मामलों के निर्णय के 
अध्यधीन होगी : 

( i ) 


भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2022 की सिविल अपील सं . 629 { वर्ष 2011 की एसएलपी ( सी ) 
सं . 30621 से उत्पन्न } तथा अन्य संबंधित मामले ( जरनैल सिंह बैच के मामले ) । 

( ii ) इससे संबंधित अन्य अदालती मामले । 


राघव भट्ट , उप निदेशक 


944 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 29 , 2022 ( कार्तिक 7 , 1944 ) 

रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
( रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 12 सितंबर 2022 


सं . ए -19011 / 6 / 2022 - स्था . - सीपीसी- राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.08.2022 के आदेश 
संख्या 2 / 7 / 2022 - ईओ ( एमएम- I ) और सीबीडीटी के दिनांक 07.09.2022 के आदेश संख्या 198/2022 के अनुसरण में 
श्री अविजीत रक्षित , आईआरएस ( आईटी : 2006 ) , निदेशक को स्तर 13 ( पे बैंड - रु . 1,23 , 100-2 , 15,900 ) में 09.09.2022 के 
पूर्वाह्न से रसायन और पैट्रोरसायन विभाग की नामावली में शामिल किया जाता है । 

मंजू सिंह , अवर सचिव 


उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
( खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ) 


नई दिल्ली , दिनांक 12 अक्तूबर 2022 

} 

सं . ए -38012 / 09 / 2022 - स्था . 1 – खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग संवर्ग के सचिव श्री सुधांशु पांडे , भारतीय 
प्रशासनिक सेवा ( जम्मू कश्मीर : 1987 ) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 अक्तूबर , 2022 को अपराह्न से सरकारी 
सेवा से सेवानिवृत हो जाएंगे । 


[ भाग I— खण्ड 2 


क्र.सं. 
1 

2 


सं . ए -38012 / 10 / 2022 - स्था . 1 – खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा 
( सीएसएसएस ) संवर्ग के प्रधान स्टाफ अधिकारी , श्री पलविंदर सिंह , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 अक्टूबर , 
2022 ( अपराहन ) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो जाएंगे । 


राम चन्द्र , उप सचिव 


सं . ए -38012 / 11 / 2022- स्था . 1 – खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में भारतीय लागत लेखा सेवा संवर्ग के प्रधान 
सलाहकार ( लागत ) , श्री एस . मीनाक्षी सुंदरम , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 अक्टूबर , 2022 को अपराह्न से 
सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो जाएंगे । 


अधिकारी का नाम ( सर्वश्री / श्री ) 
बिनय कुमार मिश्रा 

अरविंद कुमार 


जन्म तिथि 

01.01.1963 

18.11.1964 


राम चन्द्र , उप सचिव 


पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 

नई दिल्ली- 110003 , दिनांक 2 अगस्त 2022 
आदेश 

सं . 17013 / 03 / 2019 - आईएफएस- II— भारतीय वन सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ) विनियम , 1966 के विनियम 7 के 
उप - विनियम 3 में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए , संघ लोक सेवा आयोग ने चयन सूची वर्ष 2017 और 2018 के लिए 
झारखंड संवर्ग की राज्य वन सेवा ( एसएफएस ) से भारतीय वन सेवा ( आईएफएस ) में पदोन्नति के लिए चयन सूची को मंजूरी दी है 
जिसमें भारतीय वन सेवा के झारखंड संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के दिशा में झारखंड संवर्ग की राज्य वन 
सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल हैं : 

चयन सूची 2017 


राम चन्द्र , उप सचिव 


भाग I– खण्ड 2 ] 


क्र.सं. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


क्र . सं . 
1 

2 

3 

4 


LO 
6 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 29 , 2022 ( कार्तिक 7 , 1944 ) 

चयन सूची 2018 


अधिकारी का नाम ( सर्वश्री / श्री ) 

निरंजन प्रसाद देव 


अशोक कुमार गुप्ता 

उमेश साहनी 


5 


राज कुमार साह 

चंद्र मौली प्रसाद सिन्हा 

अरुण कुमार मिश्रा 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 10 अक्तूबर 2022 

सं . ए . 12025 / 15 / 2022 - सीएचएस- III– राष्ट्रपति महोदय , डॉ . ज्योति गुप्ता को दिनांक 13.04.2022 के पूर्वाहन से 
अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में रेडियोडायगनोसिस विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद 
पर नियुक्त करते हैं । 

विवेक नारायण , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 71 / 2022 - सीएचएस- III- राष्ट्रपति महोदय , डॉ . अजीता कपूर को दिनांक 12.09.2022 के पूर्वाहन से 
अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में फार्माकॉलॉजी विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 

विवेक नारायण , अवर सचिव 


जन्म तिथि 
29.11.1962 

03.05.1966 

16.03.1965 

25.03.1965 

26.01.1963 

23.11.1963 


नई दिल्ली , दिनांक 20 अक्तूबर 2022 

सं . 3-4 / 2018 - स्थापना - स.नि. ( वि . ) पदोन्नति – संघ लोक सेवा आयोग मि . सं . 1/44 ( 1 ) / 2022 - AP - I , दिनांक 16.09.2022 
की संस्तुति के अनुसार राष्ट्रपति , वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ( उच्चतर शिक्षा विभाग ) , शिक्षा मंत्रालय के 
निम्नलिखित सहायक वैज्ञानिक अधिकारियों को सहायक निदेशक ( विषय ) ( समूह ' क ' , राजपत्रित , साधारण केंद्रीय सेवा , 
अननुसचिवीय ) के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल -10 ( रु . 56,100-1,77,500 ) वेतनमान में पदोन्नत होने पर , उनके द्वारा पद पर 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं 

' — 


अधिकारी का नाम 

डॉ . शाहजाद अहमद अंसारी 

श्री जय सिंह रावत 

श्री प्रदीप कुमार 

श्रीमती चकप्रम बिनोदिनी देवी 


945 


शिक्षा मंत्रालय 
( उच्चतर शिक्षा विभाग ) 


श्री शैलेन्द्र सिंह 

सुश्री मर्सी ललरोहलू हमार 


महेन्द्र यादव , अवर सचिव 


सुमन दीक्षित , उप सचिव ( भाषाएँ ) 

सं . 3-2 / 2022 - स्थापना – राष्ट्रपति वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सहायक निदेशक ( विषय ) 
डॉ . धर्मेन्द्र कुमार , सहायक निदेशक ( विषय ) एवं डॉ . प्रेम नारायण शुक्ल , सहायक निदेशक ( विषय ) को उप निदेशक ( विषय ) के 
पद पर उसी कार्यालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल -11 के वेतनमान में पदोन्नत होने के उपरांत उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 
सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

सुमन दीक्षित , उप सचिव ( भाषाएँ ) 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 29 , 2022 ( कार्तिक 7 , 1944 ) 

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 10 अक्तूबर 2022 

सं . ए -32013 / 1 / 2022 - प्रशा.- I- यूडी– कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन 
सं . 5 / 8 / 2022 - सीएस . I ( यू ) ( भाग I ) के अनुसरण में और मौजूदा निर्देशों के संदर्भ में , भारत के राष्ट्रपति , केंद्रीय सचिवालय सेवा 
( सीएसएस ) के निम्नलिखित अधिकारी , जो इस समय प्रतिनियुक्ति पर हैं , को उनके नाम के सामने यथा उल्लिखित अवर सचिव 
चयन सूची वर्ष के लिए सहर्ष प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हैं : 

अवर सचिव चयन सूची वर्ष 2022 : 

क्र . सं . 

1 


946 


अधिकारी का नाम ( श्री ) 

शैलेश कुमार सोनी 


जन्म तिथि 
07.06.1974 

2. यूएसएसएल 2022 में उक्त अधिकारी की प्रोफार्मा पदोन्नति उसके तत्काल कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की तिथि से 
प्रदान की जाती है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जरनैल सिंह बैच के मामलों और रिट याचिका 
संख्या 6597/2012 और 3003/2013 के आदेश / परिणाम के अधीन 

माधवी मोहन , अवर सचिव 


क्र . 

अधिकारी का नाम | जन्म तिथि 
सं . ( श्री / सुश्री ) 

मीनाक्षी भारद्वाज 


1 


सं . ए -32013 / 1 / 2022 - प्रशा . - 1 - यूडी– कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.07.2022 के कार्यालय ज्ञापन 
सं . 5 / 15 / 2022 - सीएस । ( यू ) के अनुसरण में , भारत के राष्ट्रपति , केंद्रीय सचिवालय सेवा ( सीएसएस ) के निम्नलिखित अनुभाग 
अधिकारियों को नीचे यथा उल्लिखित अवर सचिव चयन सूची वर्ष 2022 ( यूएसएसएल -2022 ) हेतु कार्यभार ग्रहण करने की 
तिथि से ' नियमित ' आधार पर वेतन मैट्रिक्स स्तर - 11 ( 67,700-2,08,700 रु . ) में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में अवर 
सचिव के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त करते हैं : 

अवर सचिव चयन सूची वर्ष 2022 : 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


बिनय कुमार मलंगिया 

विनोद कुमार यादव 

पी . ए . लतिका 
कनुप्रिया मल्होत्रा 
बप्पा भौमिक 
अश्विनी कुमार मौर्य 
वत्सला स्वामिनाथन 
गौरांग गोस्वामी 

विकास 


यूएसएसएल वर्ष 
चयन सूची वर्ष 2022 


विकास कुमार 


[ भाग I— खण्ड 2 


अवर सचिव चयन वर्तमान में धारित मंत्रालय में अवर सचिव 
सूची के रूप में कार्यभार ग्रहण 
करने की तिथि 

पद 

अवर सचिव ( तदर्थ ) 

अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 


01.10.1963 2022 ( सीएसएल 

सं . 10894 ) 


01.06.1976 2022 
02.01.1980 | 2022 
11.08.1969 | 2022 
02.01.1984 2022 
18.09.1981 2022 
05.07.1982 2022 
15.04.1964 2022 
16.03.1965 2022 
28.04.1983 2022 


21.07.2022 ( अपराह्न ) 

21.07.2022 ( अपराह्न ) 
21.07.2022 ( अपराह्न ) 

21.07.2022 ( अपराह्न ) 
21.07.2022 ( अपराह्न ) 

21.07.2022 ( अपराह्न ) 


21.07.2022 ( अपराह्न ) 

21.07.2022 ( अपराह्न ) 
21.07.2022 ( अपराह्न ) 


2. यूएसएसएल 2022 में उक्त अधिकारियों की नियमित आधार पर नियुक्ति / पदोन्नति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के 
समक्ष जरनैल सिंह बैच के मामलों और रिट याचिका संख्या 6597/2012 और 3003/2013 के आदेश / परिणाम के अधीन है । 

माधवी मोहन , अवर सचिव 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 29 , 2022 ( KARTIKA 7 , 1944 ) 


VICE PRESIDENT'S SECRETARIAT 


947 


New Delhi , the 21st October 2022 

No. VPS - 01 / 03 / 2022 - ADMN . - The President is pleased to appoint the following officials with effect from the 
forenoon of 01st November , 2022 on the post and rank specified as under : 


1. Smt . Sarita Chauhan is appointed as Under Secretary in the scale of pay of PB3 15600-39100 with Grade Pay of 
Rs . 6600 / - ( Level - 11 in the Pay Matrix ) . 


2. Shri Vishu Kumar Choudhary is appointed as Section Officer in the scale of pay of PB2 9300-34800 with Grade 
Pay of Rs . 4800 / - ( Level - 8 in the Pay Matrix ) . 


ARVIND KAPOOR , Under Secretary 


No. VPS - 03 / 09 / 2022 - Admn . The President is pleased to appoint Shri Sujeet Kumar , IAS ( GJ : 2010 ) as Private 
Secretary to the Hon'ble Vice - President of India , at the level of Deputy Secretary with pay at level 12 ( Rs.78,800-2,09,200 ) 
of the pay matrix , w.e.f the forenoon of 20th October , 2022 for a period upto 24.07.2024 or until further orders , whichever is 
earlier . 


ARVIND KAPOOR , Under Secretary 


PRIME MINISTER'S OFFICE 

New Delhi - 110 011 , the 13th August 2022 

No. A.22012 / 1 / 2022 - PME — The President is pleased to extend the deputation tenure of Shri Sridhar Chiruvolu , IAS 
( BH : 2001 ) , Joint Secretary , PMO for a period of one year beyond 04.08.2022 . 


The 18th October 2022 


CHIRAG M. PANCHAL , Under Secretary 


The 26th September 2022 

No. G.F. 402 / 2015 - PME — In terms of Section 19 ( 1 ) of the Right to Information Act , 2005 , Ms. Amrapali Kata , 
Deputy Secretary in this Office is designated as First Appellate Authority with effect from 26.09.2022 , in respect of all 
matters under the said Act pertaining to the Prime Minister's Office . 

2. This issues in supersession of Notification of even number dated 01.08.2022 of this Office . 


CHIRAG M. PANCHAL , Under Secretary 


The 10th October 2022 

No. A - 22012 / 1 / 2022 - PME — In pursuance of Department of Personnel & Training's Communication 33 / 07 / 2022 
EO ( SM - I ) dated 02.10.2022 , Ms. Surbhi Jain , IES ( 2001 ) has relinquished the charge of the post of Director in the 
Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 10th October , 2022 . 


CHIRAG M. PANCHAL , Under Secretary 


No. G.F. 402 / 2015 - PME — In terms of Section 19 ( 1 ) of the Right to Information Act , 2005 , Ms. Shobana Pramod , 
Director in this Office is designated as First Appellate Authority with effect from 17.10.2022 , in respect of all matters under 
the said Act pertaining to the Prime Minister's Office . 

2. This issues in supersession of Notification of even number dated 28.09.2022 of this Office . 


CHIRAG M. PANCHAL , Under Secretary 


948 


Sl . No. 


MINISTRY OF PERSONNEL , P.G. & PENSIONS 
( DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING ) 

New Delhi , the 19th October 2022 

No.14013 / 03 / 2018 - AIS - III — In 

exercise of the powers conferred by rule 3 - A of the Indian Administrative Service 
( Probation ) Rules , 1954 , the President is pleased to confirm the following member of the Indian Administrative Service , 
borne on the State Cadre of Bihar , into Indian Administrative Service , with effect from the date ( s ) shown against their 

names : 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 29 , 2022 ( KARTIKA 7 , 1944 ) 


1 

2 


Name of Officer ( Shri / Smt . ) 


Khursid Alam Khan 

Sanjay Kumar Pansari 


S. No. 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 


Sl . No. Name of Officer ( Shri / Smt . ) 

1 

Babu Singh Jamod 

2 

Anil Suchari 

3 

4 

5 

6 


Malsingh Bhayadia 

Rajesh Kumar Kaul 

Sanjay Gupta 

Shamim Uddin 


Batch 


2005 
2011 


No. 14013 / 03 / 2021 - AIS - III — In exercise of the powers conferred by rule 3 - A of the Indian Administrative Service 
( Probation ) Rules , 1954 , the President is pleased to confirm the following member of the Indian Administrative Service , 
borne on the State Cadre of Madhya Pradesh , into Indian Administrative Service , with effect from the date ( s ) shown against 
their names : 


Name of Officer 

Shri Suraj Prakash Sharma 

Shri P. Shyam Prasad 

Ms. R. Manonmani 

Shri Brij Mohan 


[ PART I - SEC . 2 


Batch 
2006 

2006 

2006 

2007 

2007 
2008 


Date of Confirmation 


28.03.2019 
08.03.2020 

RAM LAKHAN , Under Secretary 


CSL No./SL Year 

436/2017 

476/2017 

33/2019 

177/2019 


Date of Confirmation 


No. 14012 / 01 / 2022 - AIS - III — In exercise of the powers conferred by rule 3 - A of the Indian Administrative Service 
( Probation ) Rules , 1954 , the President is pleased to confirm Shri Naveen Mallarapu , a member of Indian Administrative 
Service of Andhra Pradesh Cadre of 2019 batch , in the Indian Administrative Service , with effect from 26.08.2021 . 

RAM LAKHAN , Under Secretary 


22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 


MINISTRY OF FINANCE 
( DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES ) 

New Delhi , the 23rd September 2022 

No. A - 32013 / 2 / 2016 - Estt . ( Part ) -Consequent upon their inclusion in the select list years of 2017 and 2019 of 
Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers Service vide Department of Personnel and Training's Office 
Memorandum Nos.3 / 11 / 2022 - CS.II ( A ) dated 27.06.2022 and 3 / 13 / 2022 - CS.II ( A ) dated 30.06.2022 and in pursuance of 
Department of Expenditure's Office Memorandum Nos . A - 32014 / 21 / 2022 - CAS and A - 32014 / 22 / 2022 - CAS dated 
18.7.2022 , the President is pleased to appoint the following Private Secretaries to the post of Principal Private Secretary of 
Central Secretariat Stenographers Service in Level - 11 ( Rs.67700-208700 ) of pay matrix in Department of Financial Services 
on regular basis with effect from the date mentioned against their names : 


RAM LAKHAN , Under Secretary 


Date of Joining 
01.7.2022 

27.06.2022 

30.06.2022 

30.06.2022 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 29 , 2022 ( KARTIKA 7 , 1944 ) 


2. The appointment of the above officers as Principal Private Secretary shall be subject to the outcome of the 
following Court Cases : 


i . Civil Appeal No. 629 of 2022 { arising out of SLP No. 30621 of 2011 } in Hon`ble Supreme Court of India and 
connected matters ( Jarnail Singh batch of cases ) ; 

ii . Any other court cases in a connected matter . 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 
( DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS ) 
New Delhi , the 12th September 2022 


RAGHAV BHATT , Deputy Director 


No. A - 19011 / 6 / 2022 - ESTT . - CPC . In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 2 / 7 / 2022 - EO 
( MM - I ) dated 22.08.2022 and CBDT's Order No. 198/2022 dated 07.09.2022 , Shri Awijit Rakshit , IRS ( IT : 2006 ) , Director is 
taken on the rolls of the Department of Chemicals and Petrochemicals , in the Level 13 ( Pay band - Rs . 1,23,100-2,15,900 ) , 
with effect from the forenoon of 09.09.2022 . 


949 


S.No. 

1 . 

2 . 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION 
( DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION ) 

New Delhi , the 11th October 2022 


MANJU SINGH , Under Secretary 


No. A - 38012 / 09 / 2022 - E.I - Shri Sudhanshu Pandey IAS ( JK : 1987 ) , Secretary , Department of Food & Public 
Distribution , Govt . of India belonging to the Indian Administrative Services ( IAS ) will retire from Government service on 
attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31th October , 2022 . 

RAM CHANDRA , Deputy Secretary 


No. A - 38012 / 10 / 2022 - E.I — Shri Palvinder Singh , Principal Staff Officer belonging to the Central Secretariat 
Stenographers Services ( CSSS ) of the Department of Food & Public Distribution will retire from Government service on 
attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31th October , 2022 . 

RAM CHANDRA , Deputy Secretary 


No. A - 38012 / 11 / 2022 - E.I — Shri S. Meenakshi Sundaram ( ICoAS ) , Principal Adviser ( Cost ) belonging to the Indian 
Cost Account Services ( ICOAS ) of the Department of Food & Public Distribution will retire from Government service on 
attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31th October , 2022 . 

RAM CHANDRA , Deputy Secretary 


Name of the officer ( S / Shri ) 

Binay Kumar Mishra 

Arvind Kumar 


MINISTRY OF ENVIRONMENT , FOREST & CLIMATE CHANGE 
New Delhi - 110003 , the 2nd August 2022 

No. 17013 / 03 / 2019 - IFS - II — In exercise of the provisions contained in Sub - Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian 
Forest Service ( Appointment by Promotion ) Regulations , 1966 , Union Public Service Commission has approved the Select 
List for promotion from State Forest Service of Jharkhand Cadre to the Indian Forest Service for the Select List Years 2017 
and 2018 containing the names of the following officers of the State Forest Service of Jharkhand Cadre , towards filling up 
of promotion quota vacancies available in Jharkhand Cadre , of the Indian Forest Service : 

Select List 2017 


Date of Birth 
01.01.1963 

18.11.1964 


950 


S.No. 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 29 , 2022 ( KARTIKA 7 , 1944 ) 


Name of the officer ( S / Shri ) 

Niranjan Prasad Deo 

Ashok Kumar Gupta 

Umesh Sahni 


Raj Kumar Sah 

Chandra Mauli Prasad Sinha 

Arun Kumar Mishra 


S. No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


Select List 2018 


Date of Birth 

29.11.1962 

03.05.1966 

16.03.1965 

25.03.1965 

26.01.1963 

23.11.1963 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

New Delhi , the 10th October 2022 

No. A.12025 / 15 / 2022 - CHS.III — The President is pleased to appoint Dr. Jyoti Gupta to the post of Assistant 
Professor in the specialty of Radiodiagnosis in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service , on probation , 
with effect from the forenoon of 13.04.2022 and until further orders . 


[ PART I - SEC . 2 


MAHENDRA YADAW , Under Secretary 


MINISTRY OF EDUCATION 

( DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION ) 

New Delhi , the 20th October 2022 


Name of the Officer 

Dr. Shahzad Ahmad Ansari 

Shri Jai Singh Rawat 

Shri Pradeep Kumar 

Smt . Chakpram Binodini Devi 

Shri Shalandra Singh 

Miss . Mercy Lalrohluo Hmar 


No. A.12025 / 71 / 2022 - CHS.III — The President is pleased to appoint Dr. Ajita Kapur to the post of Assistant 
Professor in the specialty of Pharmacology in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service , on probation , with 
effect from the forenoon of 12.09.2022 and until further orders . 


VIVEK NARAYAN , Under Secretary 


No.3-4 / 2018 - Estt - AD ( S ) Promotion- As per recommendations of Union Public Service Commission ( UPSC ) vide 
its reference letter No. F.1 / 44 ( 1 ) / 2022 - AP - I , dated 16.09.2022 , the President is pleased to appoint following Assistant 
Scientific Officers in the Commission for Scientific and Technical Terminology , Ministry of Education ( Department of 
Higher Education ) on promotion as Assistant Director ( Subjects ) , ( Group ' A ' Gazetted , General Central Service , 
Non - Ministerial ) in Level 10 of Pay Matrix ( Rs . 56,100-1,77,500 ) with effect from the date of assumption of charge of the 
said post : 

— 


VIVEK NARAYAN , Under Secretary 


SUMAN DIXIT , Deputy Secretary ( L ) 


No. 3-2 / 2022 Establishment - The President is pleased to appoint Dr. Dharmender Kumar , Assistant Director 
( Subject ) and Dr. Prem Narayan Shukla , Assistant Director ( Subject ) of the Commission for Scientific and Technical 
Terminology to the post of Deputy Director ( Subject ) on promotion in the pay scale of Level - 11 of the pay matrix in the same 
office with effect from the date of assumption of charge of the said post by them . 


SUMAN DIXIT , Deputy Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


No. A - 32013 / 1 / 2022 - ADMN - I - UD — In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 5 / 8 / 2022 
CS - I ( U ) ( Pt.I ) dated 04.08.2022 , and in terms of extant instructions , the President of India is pleased to grant proforma 
promotion to the following Officer of the Central Secretariat Service ( CSS ) who is presently on deputation , for the Under 
Secretary Select List year as mentioned against his name : 

Under Secretary Select List year 2022 : 


2 


Sl . No. 
1 


3 

4 

5 

6 

7 


$ 1 . Name of the officer DOB 
No. 

( Sh / Ms . ) 

1 


8 


9 

10 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 29 , 2022 ( KARTIKA 7 , 1944 ) 


Name of the Officer ( Shri ) 

Shailesh Kumar Soni 


2. The proforma promotion to aforesaid officers in USSLS 2022 is granted w.e.f. the date of promotion of their 
immediate juniors and subject to order / outcome of the Jarnail Singh batch of cases and Writ Petitions No. 6597/2012 and 
3003/2013 before Hon'ble High Court of Delhi . 


Meenakshi 
Bhardwaj 


No. A - 32013 / 1 / 2022 - ADMN - I - UD — In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 5 / 15 / 2022 
CS.I ( U ) dated 21.07.2022 , the President of India is pleased to appoint the following Section Officers of the Central 
Secretariat Service ( CSS ) to the Grade of Under Secretary in the Ministry of Housing and Urban Affairs in the Pay Matrix 
Level - 11 ( Rs . 67,700—2,08,700 ) on ‘ regular ' basis w.e.f. the date of assumption of charge against the Under Secretary Select 
List year 2022 ( USSL - 2022 ) as mentioned below : 

Under Secretary Select List year 2022 : 


Binay Kumar 
Malangia 

Binod Kumar Yadav 
P A Lathika 
Kanupriya Malhotra 
Bappa Bhowmick 

Ashwini Kumar 
Maurya 


Vathchala 
Swaminathan 


Gourang Goswami 

Vikash Kumar 


01.10.1963 


Under Secretary 
Select List 


USSL year 

SLY - 2022 


2022 ( CSL No. 
10894 ) 


01.06.1976 2022 


02.01.1980 2022 
11.08.1969 2022 
02.01.1984 2022 
18.09.1981 2022 
05.07.1982 2022 


15.04.1964 2022 


16.03.1965 2022 
28.04.1983 2022 


SO 


DoB 


Present post 
holding 

US ( adhoc ) 


SO 

SO 

SO 

SO 

SO 


07.06.1974 


SO 


SO 

SO 


MADHAVI MOHAN , Under Secretary 


951 


Date of assumption of charge as Under 
Secretary in the Ministry 


21.07.2022 ( AN ) 


21.07.2022 ( AN ) 

21.07.2022 ( AN ) 

21.07.2022 ( AN ) 

21.07.2022 ( AN ) 

21.07.2022 ( AN ) 


21.07.2022 ( AN ) 


21.07.2022 ( AN ) 
21.07.2022 ( AN ) 


2. The appointment / promotion of aforesaid officers in USSLs 2022 as Under Secretary on regular basis is subject to 
order / outcome of the Jarnail Singh batch of cases and Writ Petitions No. 6597/2012 and 3003/2013 before Hon'ble High 
Court of Delhi . 


MADHAVI MOHAN , Under Secretary 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली- 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली - 110054 द्वारा ई - प्रकाशित 

UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 


JAGANATHA Digitally signed by 
JAGANATHAN 
N ANANTHA ANANTHA KUMAR 
KUMAR 

Date : 2022.10.29 

09:06:03 + 05'30 ' 


